शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30-05-2001. ” 


, 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 231 ] 


रायपुर, गुरुवार , दिनांक 14 मई 2020 


-वैशाख 24, शक 1942 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 8 मई 2020 


अधिसूचना 
क्रमांक 3383/ 1124/ 21 -ब / छ.ग./2020. – राज्य सरकार, गृह विभाग के फाईल क्रमांक 901 , 902 / गृह- सी / 2020 में प्राप्त प्रस्ताव के 
परिप्रेक्ष्य में , दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -21 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा , तत्काल प्रभाव से कोरोना वायरस 
( COVID -19) के प्रसार की रोकथाम एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 188 / अजिद/ एसडब्ल्यू / 
2020 रायपुर दिनांक 30-03-2020 एवं कार्यालय मजिस्ट्रेट , जिला जांजगीर - चांपा के ज्ञापन क्रमांक 07 / एडीएम / 2020 जांजगीर दिनांक 30-03-2020 में 
नामांकित अधिकारियों को लॉक डाउन की अवधि तक विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करते हुए कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करती 
है । 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

उमेश 

कुमार काटिया , अतिरिक्त सचिव , 


461 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020. 


